निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 आषाढ़ 1937 ( श० ) 
पटना , मंगलवार , 7 जुलाई 2015 


( सं0 पटना 736 ) 


सं0 3ए- 2 - वे०पु० - 09/2015 - 5825 /वि० 

वित्त विभाग 


प्रेषक , 

दयानिधान पाण्डेय , 

सरकार के अपर सचिव । 
सेवा में , 

महालेखाकार ( ले० एवं हक०) बिहार , 
महालेखाकार कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ , 
पटना । 

पटना, दिनांक 02 जुलाई 2015 
विषय : श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत विभिन्न 

कोटि के पदों के वेतनमान के संबंध में । 
महाशय, 

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन नियोजन एवं 
प्रशिक्षण ( प्रशिक्षण पक्ष) के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण और बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा की 
विभिन्न कोटि के पदों का सृजन किया गया है । राज्य सरकार में इन पदों का वेतनमान निर्धारित नहीं है । 

राज्य सरकार के समक्ष उपयुक्त नवसृजित पदों के वेतनमान निर्धारण का विषय विचाराधीन 
था । 

सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित पदों के संदर्भ में निम्नांकित रूप से 
वेतन निर्धारण का निर्णय लिया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 7 जुलाई 2015 
पदनाम 

पे - बैंड + ग्रेड - पे 
संयुक्त निदेशक , परीक्षा 

PB- 4 + 8700 / 
उप निदेशक, परीक्षा 

PB- 3 + 7600/ 
उप निदेशक , शिक्षु 

PB- 3 + 7600/ 
उप निदेशक , प्रशिक्षण 

PB- 3 + 7600 / 
उप निदेशक , प्रावैधिक शिक्षा 

PB - 3 + 7600/ 
सहायक निदेशक , परीक्षा 

PB- 2 + 4800 / 
सहायक निदेशक , प्रावैधिक शिक्षा 

PB- 2 + 4800 / 
उपयुक्त स्वीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण संकल्प संख्या - 630 , दिनांक 21 / 01 / 2010 के आलोक 
में किया जायेगा । 

विश्वासभाजन, 
दयानिधान पाण्डेय , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 736 -57 1 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic.in 


